रजिस्ट्री सं० डो -( डी ) - 73 


REGISTERED No . D - ( D ) - - 73 


सत्यमेव प्रयो 


भारतको राजपत्र 


The Gazette of India 


- - - - - - - - 


- - - - - - - - - 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

- - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- --- - - - - - --- - - 
सं0 31 

नई दिल्ली , शनिवार , जनवरी 15, 1977 ( पौष 25 , 1898 ) 
No 3 ] NEW DELHI, SATURDAY , JANUARY 15, 1977 ( PAUSA 25, 1898 ) 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

Separate paging is given to this part in order that it may be flod as a separate compilation 
- - - - -- - - - - - - - -- - - - __ - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 

- -- -- - - - - - - - 
विषय - सूची 


-- 


- 


- 


- 


पष्ठ 


पृष्ठ 


125 


25 


151 


59 


भाग I-- - खंड 1 - - (रक्षा मंत्रालय को छोडकर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमो , 
विनियमो तथा आवेशो और मंकल्पो में 

मम्बन्धित अधिसूचनाए 
भाग I - ~- खंड 2 ---- ( रक्षा मंत्रालय को छोडकर ) 

भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरो की नियुक्तियों , पदोन्नतियो , 

छुट्टियो प्रादि से सम्बन्धित अधिसूचनाए . 
भाग 1 - खंड 3 - -रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , विनियमो , प्रादेशो 

और संकल्पो से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग I - -खंड 4 - - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई अफसरों की नियुक्तियो, पदोन्नतियो , 

छुट्रियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाए . 
भाग II - खड 1 ---- अधिनियम , अध्यादेश और 

विनियम 
भाग II-- - खंड 2 -~-विधेयक और विधेयको संबधी 

प्रवर ममितियो की रिपोर्ट 
भाग II - - खडे 3 - उपखंड ( i ) - - ( रक्षा मन्त्रालय 

को छोड़कर ) भारत सरकार के मन्त्रालयो 
और ( सघ - राज्य क्षेत्रो के प्रशासनो 
को छोडकर ) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा 

जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और 
1 - 411GI/76 


जारी किए गए माधारण नियम (जिनमें 
माधारण प्रकार के आदेश , उप -नियम 

यादि मम्मिलित हैं ) 
नाग JI -~~ -खंड 3 - - उपखंड ( ii ) --- ( रक्षा मंत्रालय 

को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालया 
पौर ( सघ - राज्य क्षेत्रो के प्रशासनी को 
छोडकर ) केन्द्रीय प्राधिकारियो द्वारा विधि 
के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए 

प्रादेश और अधिसूचनाए . . 
भाग II - खंड 4 -- रक्षा मंत्रालय द्वारा अधि 

सूचित विधिक नियम और प्रादेश 
भाग HI — खंड 1 --- महालेखापरीक्षक, संघ लोक 

सेवा आयोग , रेल प्रशासन , उच्च न्यायालयो 
और भारत सरकार के अधीन तथा मलग्न 

कार्यालयो द्वारा जारी की गई अधिसूचनाए 
भाग III - खंड 2- --- एकस्व कार्यालय , कलकत्ता 

द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिम 
भाग III --- खड 3 - मुख्य प्रायुक्तो द्वारा या 

उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाए 
भाग III - वड 4-- - विधिक निकासो द्वारा जारी 

की गई विधिक अधिसुचनाए जिनमें अधि 
मुचनाए , गादेश , विज्ञापन और नोटिस 

शामिल है . 
भाग 1V — गैर सरकारी व्यक्तिया और मेर 

सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस 


283 


47 


513 


( 25 ) 


26 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15, 1977 (PAUSA 25, 1898 ) [PART I - Sec . 1 

CONTENTS 
PART 1- SECTION 1 . — Notifications relating to Non PAGE 

(other ban the Ministry of Defence ) and Pace 
Statutory Rules, Regulations . Orders and 

by Central Authorities ( olher than tho 
Resolutions ispued by the Ministries of the 

Administrations of Union Territories ) . . 

125 
Government of India ( other than the 
Ministry of Defence ) and by the Supreme 

Part II - SECTION 3 . - SUB ŞĘC (il ) . - Statutory 
Court 

25 

Orders and Notifications issued by the 

Ministries of the Government of India 
PART 1ŞECTION 2. - Notifications regarding Ap 

(other than the Ministry of Defence ) and 
pointments, Promotions , Leuve etc of 

by the Central Authorities ( other than tho 
Government Officerg Issued by the Mini 

Administrations of Union Territories ) . . 151 
trio of the Government of India ( opher 
than the Ministry of Defence ) and by the 

PART II - SECTION 4 . — Statutory Rules and Orders 
Supreme Court 

noufed hy the Ministry of Defence . . 
Part 6 SECTION 3 . - Notifications relating to Non 

PART I ] I - SECTION 1 . -- Notifications sued by the 
Stautory Rules , Regulations, Orders and 

Auditor General, Union Public Servico 
Resolutions issued by the Ministry of 

Commission, Railway Administration , High 
Delenco 

Courts and the Attached and Subordinate 

Offices of the Government of India . . 
PART 1 - SECTION 4 — Notifications regarding Ape 
polotments, Promotions, Leave etc . of 

PART III - SECTION 2 - - Notifications and Notices 
Officers issued by the Ministry of Defence 

issued by the Patent Office, Calcutta . . 
PART II — SBOTION 1. -- Acts , Ordinances and Regula 

Part II- SECTION 3 — Notifications issued by or 
tfona 

under the authority of Chief Commis 

gloners 
PART II — SACTION 2. — Bills and Reports of Select 

PART III - SECTION 4 .- - Miscellancou ! Notifications 
Coinmittees on Bill . . . . 

including Notifications, Orders , Advertiso 

ments and Notices issued by Statutory 
Part II - SECTION 3 - Sub, Sec. (1) - General Sta . 

Bodies 
tutory Rules ( including orders , bye-law 
etc . of general character ) issued by tho 

Part IV - - Advertisements and Notices by Privato 
Mlustrles at the Government of India 

Individuals and Privato Bodio . . . 

5 


513 


भाग I -- खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1977 ( पौष 25, 1898 ) 


27 


भाग I - खण्ड 1 

PART I - SECTION 1 
( रक्षा मंग्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर मियमों , विनियमों तथा 

मावेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[ Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Court) 


खाते की अवधि समाप्त होने पर दी जाने वाली रकमे । 


वित्त मन्त्रालय 


( माथिक कार्य विभाग ) 


23 जुलाई 1974 को परिपक्वता की 
शेष बची अवधि 


उस खाते का परिपक्वता मूल्य 
जिसमें दस रुपए प्रति माह जमा 
किए जाते हैं 


नई दिल्ली, दिनाक 20 दिसम्बर 1976 


सं० एफ० 2 ( 33 ) एन० एस / 76 ( 1 ) - राष्ट्रपति एतवाग डाकघर 
( मावर्ती जमा ) नियमावली 1970 में और पागे सशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् -- 
_ 1 (1 ) इन नियमो को डाकघर पावर्ती जमा ( तीमग संशोधन ) 

नियमावली 1976 कहा जाएगा । 


1 वर्ष से कम नहीं 
2 वर्ष से कम नही 
3 वर्ष से कम नहीं 
4 वर्ष से कम नहीं 
5 वर्ष से कम नहीं 


परन्तु 1 वर्ष से कम 
परन्तु 2 वर्ष से कम 
परन्तु 3 वर्ष से कम 
परन्तु 4 वर्ष से कम 
परन्तु 5 वर्ष से कम 


रुपए 
715 00 
720 . 00 
726 00 
733 00 
741 . 00 
750 . 00 


(ii ) ये नियम पहली अक्तूबर, 1976 से लागू हुए समझे 

जाएगे । 


टिप्पणी - -नियम 5 में निर्विष्ट अन्य मूख्य वगो के खासो पर उपर्युक्त 

सारणी में उल्लिखित मूल्यो के अनुपात से रकम दी जाएगी । 


डाकघर ( प्रावर्ती जमा ) नियमावली, 1970 ( जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उपर्युक्त नियमावली कहा जाएगा ) के नियम 


सारणी व 


( क ) उप नियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप 
मियम रखा जाएगा, अर्थात् :-- 


23 जुलाई, 1974 को प्रथया इम तारीख के पश्चात् खोले गए 
परन्तु पहली अक्तूबर 1976 के पश्चात् परिपक्ष होने वाले 5 वर्षीय 
आवर्ती जमा खातो की अवधि समाप्त होने पर दी जाने वाली रकम : 


पहली अक्तूबर, 1976 को परिपक्वता 
को शेष बची अवधि 


उस मासे का परिपक्वता मूल्य 
जिममे दम रुपए प्रति माह जमा 
किए जाते है 


“ ( 1 ) वापम की जाने वाली रकम . 5 रुपए के मूल्य 
षगं के खाते मे पाच वर्षों के पश्चात् ब्याज समेत 380 
रुपए विए जाएगे । पाच रुपयो के गुणतो के मूल्य वर्गों 
के खातो मे अनुपातिक आधार पर रकम वी जाएगी । 
23 जुलाई , 1974 में पहले खोले गए पगनु पहली अप्रैल , 
1975 के पश्चात् परिपक्व हुए खातो में ब्याज समेन 
जो रकमे वी जाएगी वह नीचे वी गई सारणी क मे 
वी गई है । 23 जुलाई, 1974 को अथवा इम तारीख 
के पश्चात् खोले गए परन्तु पहली प्रमतूबर , 1976 के 
पश्चात् परिपक्व हुए खातो मे ग्याज समेत जो रकमे वो 
जाएंगी वह नीचे दी गई सारणी ख में दी गई हैं । पूरी अवधि के 
समाप्त होने से पहले बन्द कर दिए गए खातो के सम्बन्ध मे अवधि 
समाप्त होने पर ब्याज ममेत जो रकम दी जाएगी वह 
वही होगी जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर अधिसूमित 
करेगी । 


1 वर्ष से कम नही 
2 वर्ष से कम नहीं 
3 वर्ष से कम नहीं 
4 वर्ष से कम नहीं 
5 वर्ष से कम नहीं 


परन्तु 1 वर्ष से कम 
परन्तु 2 वर्ष से कम 
परन्तु 3 वर्ष से कम 
परन्तु 4 वर्ष से कम 
परन्तु 5 वर्ष से कम 


रुपए 
78000 
762 , 00 
754 . 00 
756 . 00 
768 . 00 
760 . 00 


टिप्पणी :---नियम 5 मे निदिष्ट अन्य मूल्य वर्गों के खातों पर उपर्युक्त 

मारणी में उल्लिखित मूत्यो के अनुपात से रकम दी जाएगी । 


( ख ) उप नियम ( 3) में -- 
(i ) सारणी के मे " जहा परिपक्वता की तारीख के माय भी 

रफमें जमा कराना जारी रखा गया हो वही वापम की 
जाने वाली रकमे " शब्दो के पश्चात् "( 23 जुलाई, 1974 
को अथवा इस तारीख के पश्चात् परन्तु पहली अक्तूबर , 
1976 के पहले खोने गए खातो के लिए ) " कोष्ठक , 
शब्द प्रक्षर और प्राकडे जोड़ लिए जाए , 


मारणी क 


23 जुलाई, 1974 से पहले खोले गए परन्तु पहली अप्रैल, 1975 
को प्रथवा इम तारीख के पश्चात् परिपक्व हुए 5 वर्षीय प्रावर्ती जमा 


28 


भारत का राजपत्र , जनवरी 15 , 1977 ( पौष 25, 1898 ) 


[ भाग I - - खण्ड 1 


( ii ) सारणी फ और इसके नीचे दी गई टिप्पणी के पश्चात् निम्नलिखित सारणी जोड़ ली जाए , अर्थात् . 

सारणी कक 
जहा परिपक्वता की तारीख के पश्चात् रकम जमा कराना जारी रखा गया हो वहा वापस की जाने वाली रकम ( पहली अक्तूबर, 1976 
को अथवा इग तारीख के पश्चात् खोने गए खाता के लिए ) 
परिपक्वता की तारीख के 

खाते का मूल्य वर्ग 

- - - - - - - - - 
पश्चान् उन पूरे वर्ष यर्षों की - 
मण्या जिनम रकमे जमा रुपा 

मपाए 

रुपए, 

रुपए 
कराना जारी रखा गया हो 

10 

50 

100 

500 


- - - 


- - 


मपए 


- - - 


1 वर्ष 


2 वर्ष 


। वर्ष 


474 45 
588 . 60 
708 30 
839 , 60 
983 65 


958 90 
1177 20 
1416 60 
1679) 20 
1967 30 


4794 50 
5886 00 
7083 00 
8396 00 
9836 50 


9589 00 
11772 00 
14166, 00 
16792 00 
19673 00 


4794500 
58860 , 00 
7083000 
83960 00 
9836500 


1 वर्ष 
5 वर्ष 


टिणणी । अगर खाना वर्ष पूरा होने में पहल ही बन्द कर दिया जाता 

रकम उपर्युक्त मारणी कक में निर्धारित मूल्यो के उसी 
है तो उस स्थिति में पागम की जाने वाली रकम उतनी 

अनुपात से देय होगी जो उनके परिपक्वता मूल्य और पहली 
ही होगी जितनी पिछग्ने पूरे वर्ष की रकम होगी वह रकम और 

अक्तूबर, 1976 को अथवा इस तारीख के पश्चात् खोले 
छग रकम पर प्रत्येक पूरे महीने ग़कघर बधन बैंक नियमा 

गए उसी मूल्य वर्गों के खातो के बीच होगी । 
वली 1965 के नियम १ के अन्तर्गत सकल खाते के सम्बन्ध 

टिप्पणी 3 नियम 5 मे निविष्ट अन्य मृत्य वर्गों के खानो पर सारणी 
में समय-समय पर निर्धारित की गई माधारण ब्याज की 

कक मे उल्लिखित मूल्यों के अनुपात से रकम दी जाएगी । 
दर में व्याज दिया जाएगा । ग्याता बन्द करने वाले अधूरे 
वर्ष के कुछ महीनो मे जो रकम जमा करवाई जाएगी वह 

(1u) सारणी ख में , “ परिपक्वता की तारीख के पश्चात् खाते 
रकमे भी इसमें जोड़ दी आएगी परन्तु इन रकमा पर ब्याज 

की परिपक्व रकम को न निकाले जाने पर वापम दी जाने 
नही दिया जाएगा । 

थाली रकम " शब्दो के पश्चात् " ( 23 जुलाई, 1974 को 

अथवा इस तारीख के पश्चात् पहली अक्तूबर , 1976 से 
टिप्पणी 2 पहली अक्तूबर, 1976 में पहले खोले गए और परिपक्य 

पहले खोले गए खातो के लिए ) " कोष्टक , शब्द अक्षर और 
होने के पश्चात् जारी रख गए खातो पर दी जाने वाली 

अफ जोड़ दिए जाए , 
( IV ) मारणी व प्रौर इसके नीचे दी गई टिप्पणी के पश्चात निम्नलिखित मारणी जोड दी जाए , अर्थात् --- 

सारणी ग 
परिपक्यता की तारीख के पश्चात् खाते को परिपक्यता रकम न निकाले जाने पर वापम को जाने वाली रकम ( पहली असूबर , 1976 को अथवा 
इस तारीख के पन्चात् खोले गए खातो के लिए ) 
परिपक्वता की तारीख के 

खाते का मूल्य वर्ग 
पश्चात् उन पूर घर्षा की 
सख्या जिनमे रकमे नहीं 

रुपए रुपए 

रुपए 
निकाली गई है 

10 

100 

500 


रुपए 


रुपए 


50 


- - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


380000 


7600 00 


38000 00 


4168 , 50 


8337 00 


41685 . 00 


4573. 00 


9146 00 


4573000 


5016 50 


10033 00 


50165. 00 


1 वर्ष से कम 

380 . 00 

760 . 00 
1 वर्ष और इसमे अधिक 
परन्तु 2 वर्ष में कम 

41685 

833 70 
2 वर्ष और इससे अधिक 
परन्तु 3 वर्ष से कम 

457 30 

914 60 
3 वर्ष और इससे अधिक 
परन्तु 4 वर्ष से कम 

501 65 1003 30 
4 वर्ष और छमसे अधिक 
परन्तु 5 वर्ष में कम 

550 . 35 

1100 . 70 
5 वर्ष 

603 70 

1207 40 

- - - - - - - - 
टिप्पणी 1 , पहली अक्तूबर , 1976 में पहले खोले गए खातो पर दी 

जाने वाली रकम उपर्युक्त सारणी ग में निर्धारित मूल्य के 
उसी अनुपात में होगी जो उनके परिपक्यना मूल्य और पहली 
अक्तूबर , 1976 नो अथवा हम नारीख के पश्चात् खोले 

गए उसी मृल्प वगा * खातों के बीच में होगी । 
टिप्पणी । नियम 5 में निविष्ट अन्य मूल्प वर्गों के खाता पर मारणा 

ग में उल्लिखित मूल्यों के अनुपात में रकम दी जाएगी । 


55 0 3 50 
6037 , 00 


[ 1007 . 00 
12074 00 


5503500 
6037000 


- - 


- - - - 


- - 


टिप्पणी 3 , यदि वर्ष पूरा होने से पहले खाता बन्द कर दिया जाए तो 

यह रकम दी जाएगी जो पिछले पूरे वर्ष के लिए निर्धारित 
की गई हो और इस रकम में वर्ष की शेष अवधि के प्रत्येक 
पूरे महीने पर राकघर बचत बैंक नियमावली 1965 के 
नियम 9 के अन्तर्गत मकल खासा के सम्बन्ध में समय- समय 
पर निर्धारित किया जाने वाले साधारण ब्याज की दर से जो 
ब्याज दिया जाता है वह जोड दिया जाएगा । 


भाग - - खण्ड 11 


भारत का राजपत्र , जनवरी 13, 1977 ( पौष 25, 1898 ) 


29 


म० एफ 2 ( 33) -एन०एम०/ 76 ( ii ) -- डामपर ( पावर्ती जमा ) 
नियमावली, 1970 के नियम 9 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनद् 
बारा यह अधिसूचित करती है कि पहली प्रक्मूबर , 1976 को अथवा 
हम तारीख के पश्चान् खोले गाए खाने बन्द कर दिए जाने पर इन 
खातो की अवधि ममाप्त होने पर प्रानुपातिक आधार पर देय रकम इस 
अधिसूचना की मारिणी IX में दी गई रकमो के अनुसार होगी । 

मारणी IX 

(नियम ७ देखिए ) 
पहली अक्तूबर, 1976 को अथवा इस भारीख के पश्चात् खोले गए 
5 वर्षीय डाकघर प्राधर्ती जमा खाते का बन्द कर दिए जाने पर खाते 
की अवधि समाप्त होने पर वापम को जाने वाली प्रानुपातिक रफम । 


__ म० एफ 2( 33) -एन०एम०/ 76 ( 11 ) - - राफघर ( प्रावती अमा ) 
नियमावली , 1970 के नियम 11 ( 1 ) ( ग ) के अनुसरण में केन्द्रीय मर 
कार यह अधिसूचित करती है कि यदि फिसी एफरल खाते के जमाकर्ता 
प्रथया मयुक्त खाने के किमी जमाकर्ता अथवा सयुक्त खाते के किसी 
गुप्तरजीधी जमाफर्ता की मृत्यु होने पर जमाकर्ता के कानुनी उत्तराधि 
कारी अथवा उत्तरजीवी अथवा उत्तरजीवी के कानूनी उत्तराधिकारी , 
जैमी भी स्थिति हो , इस अधिसूचना के माथ मलग्न मारणी X के 
अनुसार नकद रकम लेने के लिए वाघा पेश कर सकते हैं । 

गारणीx 

[ नियम 11 ( 1 ) ( ग ) ] 
पहनी अक्तूबर, 1976 को अथवा इस तारीख के पश्चात् खोले गए 
5 वर्षीय पावर्ती जमा खाने के जमाकर्ता के मृत्यु होने पर कानूनी उत्तग 
धिकारी नामाफिन व्यक्ति को नकद दी जाने वाली रकम 


उन मामिक जमा 10 रुपए की जमा उन मामिफ जमा 10 रुपए की जमा 
की किस्तो की रकम पर खाते की भी किस्नो की रकम पर खाने की 
संख्या जिनके बाद अवधि ममाप्त मन्या जिनके बाद अधि समाप्त होने 
खाता बन्द कर होने पर वापस फी खाता बन्द कर पर वापस की जाने 
दिया गया है जाने वाली रकम दिया गया वाली रकम 


जमा किस्तो की 
सख्या 


-- 


- 


1 में 11 


- - 


31 


12 


34 


12 70 
25 30 
38 . 00 
50 70 
63 30 
76 00 
88 , 70 
101 30 
11 00 


35 


36 


15 


37 


16 


38 


17 


39 


18 


392 70 
40530 
418 (00 
130 70 
443 30 
45600 
468 70 
481 30 
49400 
506 70 
519 30 
532 00 
544 70 
557 30 
570 00 
582 70 
595. 30 


19 


10 


126 , 70 


10 


11 


13930 


-11 


12 


152 , 00 
16470 


10 रुपए जमा फिस्तो 10 रूपए 
मासिक मृत्य की मख्या मासिक मूल्य 
वर्ग की रकम 

वर्ग की 

रकम 
जमा की गई 
रकमे 
12430 

40 454) 20 
135 10 

47280 
14590 

486 50 
15680 

500 30 
16780 

44514 30 
178 90 

528 . 40 
190 000 

542 60 
201 30 

557, 00 
212 60 

571 50 
224. 00 

586 30 
2.35 10 50 601 20 
217 00 

61610 
258 70 

52 631, 60 
270 40 

647 10 
282 30 

662 70 
294 , 20 

678 40 
306 20 

604 40 
318 40 

710 50 
330 60 

72680 
342 90 

59 743 30 
355 40 

76000 
367 0 
380 60 
393 30 
406 20 
419 30 
432 50 
44580 


51 


14 


15 


63 


16 


4G 


26 


54 


55 


17 


56 


18 


18 


29 


19 


49 


60800 
620 . 70 
633 . 30 


30 


20 


50 


51 


ES 


60 


177 . 30 
19000 
20270 
215 . 30 
22800 
240 . 70 
253 . 30 
266 00 
278 70 
29130 
304 00 
316 70 
329 30 
342 00 
354 70 
367. 30 
38000 


52 


53 


34 


24 


54 


25 


55 


646 00 
658 70 
671 30 
684 00 
696 70 
709 30 
722 00 
73 4 70 
747 30 


36 


37 


57 


38 


28 


39 


29 


59 


- - 


30 


टिप्पणी नियम 5 में निर्दिष्ट अन्य मूल्य बर्गों के बन्द कर दिए गए 

खातो पर , परिपक्व होने पर जो प्रानुपातिक रकम की जाएगी 
वह ऊपर निर्धारित की गई रकमो के यथानुपात होगी । 


टिप्पणी --नियम 5 में निर्दिष्ट अन्य मूल्य वर्गों के खातो पर जमाकर्ता 

की मृत्यु पर कानूनी उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति को दी जाने 
वाली नकद रकम उपर्युक्म निर्धारित की गई रकमो के यथान 
सार होगी । 

ए० बी० श्रीनिवासन , प्रवर सचिव 


30 


भारत का राजपत्र , जनवरी 15, 1977 ( पौष 25 , 1898) 


[ भाग 1 --- खण्डे 1 


मदस्य 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकाम विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनाक 23 दिसम्बर 1976 

संकल्प 
स० 13/ 4/ 76-8० एन० इन्र० -- वातानुकूलन और प्रशीतन उद्योग 
की प्रायोजना , वृद्धि और विकाम , प्रौद्योगिकीय पुनर्नवीकरण , उन्पाव 
चिफास , अनुमधान एवं विकास सुविधाए म्थापित करने , निर्यात प्रादि 
में तेजी लाने संबंधी मामलों की जाच करने तथा परामर्श देने के उद्देश्य 
से भारत मरकार ने वातानुकूलन तथा प्रशीतन उद्योग की नामिका का 
पुनर्गठन करने का निर्णय किया है । नामिका का गठन निम्न प्रकार होगा - 
1 श्री के . एन . रामास्वामी , 

अध्यक्ष 
उप महानिदेशक , 
तकनीकी विकास का महानिदेशालय, 

नई दिल्ली । 
2 श्री जी के० कावरा , 

मैमर्म माईडियल इजीनियम , 
हैदराबाद लिमिटेड , 
ई- 11, कोमापरेटिव इण्डस्ट्रियल स्टेट , 

बालानगर, हैदराबाद । 
3 श्री मन मोहन सिंह, 

भाल इण्डिया एयरकण्डीशमिग एण्ठ रेफ्रीजरेणन , 
एशोसिएशन , 
पी० बाक्स म० 93, 

नई दिल्ली । 
4. श्री एम० कानिया , 

सदस्य 
एम० टैक०, 
मे० फिक इडिया लि . , 
38/ 3, माउट रोष्ट, 

मद्राम । 
3 श्री एम० बालासुब्रमनियन , 

मे० बोल्टाम लि . , 
मेकण्णु पोखरान गड, 

थाना - 400606 । 
6 श्री पी० पी० पुज , 

फेडर्म लायड कपनी प्रा० लि० , 
पुज हाउस , एम0- 13, 
कनाट सर्कम , 

नई दिल्ली । 
7 श्री पी० डी० गुणे, 

यही 
पीफ एग्जीक्यूटिय ( रेफिगरेशन ) 
मै० किर्लोस्कर श्रादर्स लि . , 
किर्लोस्कर वाडी , 
उद्योग भवन, 

पूना । 
8. श्री जे० सी० कपूर , 

प्रबन्ध निवेशक , 
मैं इनफोम इंडिया लि० , 
706- 707, सूर्य किरण बिल्डिग , 
19, कस्तूरबा गांधी मार्ग , 

नई दिल्ली । 
१. श्री जे० देमाई, 

प्रबन्ध निदेशक , 
मै० कलयिनेटर इण्डिया , 
28, एन० आई० टी० , 
फरीदाबाद । 


10 श्री अजीत सिंह, 

सदस्य 
प्रबन्ध निदेशक , 
हैदराबाद मालविन पर्क्स, 

मनतनगर, हैदराबाद- 500018 । 
11. श्री गम डी० मलामी , 

प्रबन्ध निदेशक , 
मै० न्यू० स्टार लि० , 
कस्तरी बिल्डिग , 
जमशेदजी टाटा गेड , 

मंबई- 400020 । 
12. प्रतिनिधि , 

मेना मुख्यालय , 

नई दिल्ली । 
13 प्रतिनिधि , 

कृषि मन्त्रालय , 

नई दिल्ली । 
14 प्रतिनिधि , 

औद्योगिक विकास विभाग 

नई दिल्ली । 
15 श्री डी० बी० मलिक , 

सदस्य - सचिव 
विकास अधिकारी , 
तकनीकी विकाग का महानिदेशालय , 
नई दिल्ली । 
2 नामिका का कार्यकाल दो वर्ष होगा । 

मादेश 
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी सबधित लोगो को भेजी जाए 
तथा पाम सूचना के लिए भारत के राजपन्न मे प्रकाशित की जाए । 

जी० एन० मेहग , सयुक्त सचिव 


मदम्य 


स्वास्थ्य और परिवार नियोजम मनालम 

(स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 15 दिसम्बर 1976 

संकल्प 
स० एक्स0- 190 20/ 8/ 76-2ी० एण्ड एम० एस० - - स्वास्थ्य और परिवार 
नियोजन मत्रालय (स्वास्थ्य विभाग ) , भारत सरकार ने एलोपैथिक 
दवाइयो के लिए एक कृषि - जडी बूटी मम्बन्धी प्राधार का जो देश के 
लिए प्रार्थिक और प्रौद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, विकाम करने 
के बारे में सलाह देने के लिए एक लघु दल को गठित करने का निर्णय 
किया है । इस बल की सरचना इस प्रकार होगी : 
1. श्री जे० एम० बाली , अवर सचिव , 

मध्यक्ष 
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मत्रालय , 

मई दिल्ली । 
2 श्री पी० एच० वैष्णव , सयुक्त सचिव , 

सदस्य 
( कार्यक्रम प्रशासन ) योजना प्रायोग , 

नई दिल्ली । 
3. डा० एस० सी० दत्त निदेशक , 

भारतीय प्रौषधीय पादप का केन्द्रीय संगठन , 

लखनऊ । 
4. श्री गजेन्द्र गुप्त, परियोजना समन्वयक , 

सदस्य 
मंपिकल और एयग्नाटिक्म पनास, 
भारतीय कृषि अनुसधान परिषद्, 
कृषि भवन, नई दिल्ली । 


पही 


सदस्य 


वही 


भाग I -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन , जनवरी 15, 1977 ( पौष 25, 1898 ) 


31 


सदस्य 


शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 


सफाप 


5. रा० एम० पी० भट्टाचार्य, प्रौद्योगिक मलाहकार , 

नकनीकी विकास महानिदेशालय , 

उद्योग भवन , नई दिल्ली । 
6 डा० पी० भार० गुप्ता , सलाहकार ( औषधि ) , 

रमायन और उर्वरक मनालय, 
मई दिल्ली । 


सदस्य 


सदस्य 


7 डा० जी० ध्यागराजन , निदेशक , 

क्षेत्रीय अनुमधान प्रयोगशाला , 
जोरहाट । 


सदस्य 


8 डा० नित्य नंद, निवेशक , 

केन्द्रीय प्रौषध अनुसंधान संस्थान , 
लखनऊ । 


9. T० पी० एन० बी० कुरूप, सलाहकार भा० ( सचि० प० ) मवम्य 

स्वास्थ्य विभाग, नई दिल्ली । 


10 डा० एम० एम० गठोमकर, औषधि नियन्त्रक ( भारत ) सदस्य- मचिव 

स्वास्थ्य सेया महानिदेशालय 

नई दिल्ली । 
विचारार्थ विषय 

यह वल 
1 एलोपैथिक प्रौषधियो और स्वदेशी चिकिरमा पनि मबधी 
दवाइयो को तैयार करने के लिए प्रावश्यक औषधीय पादपो 

की पहचान करेगा । 
2 इन प्रौषधीय पादपो की आगामी 10 वर्षों में अपने देश में 
विदेशो मे निर्यात करने मबंधी आवश्यकतानो का अनुमान 

लगाएगा । 
3 प्रौषधीय पादपो को उगाने की मौजूवा मुबिधानों का निरीक्षण 

करेगा । 
4. व्यापार योग्य जड़ी बूटियों के कच्चे माल के प्राधार का 
विकाम करने के लिए एक योजना बनाएगा और अपने देश में 

और विदेशो मे निर्यात के लिए एलोपैथिक और स्वदेशी 
भिफिस्मा पदसियो , दोनो की दवाइया बनाने के काम मे 
उमका मबंध जोड़ेगा । 


नई दिल्ली , दिनाक 15 दिसम्बर 1976 
विषय ---- अखिल भारतीय खेल परिषद का पुनर्गठन 

म० एफ० 1- 2/ 75-एस० पी० [--- अखिल भारतीय खेल परिषद का 
पुनर्गठन पिछली बार मफल्प समया एफ . 1- 2/ 72-वाई० एम० ] ( 2 ) विनाक 
13 अप्रैल, 1972 के अग्येि किया गया था । भूतपूर्व परिषद की कार्यावधि 
के दौरान प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए परिषद के 
मविधान के कुछ मंशोधन करने का प्रस्ताय है । तदनुमार बाद में मकल्प सख्या 
एफ० 1-2/72-वाई ० एम० 1 ( 2 ) दिनाक 22 जून , 1972 के जरिये मशो 
धित 13 अप्रैल, 1972 के संकल्प को रद्द फग्ने हुए परिषद के निम्नलिखित 
सशोधित सविधान को इस अधिसूचना की तारीख में लागू किया जायेगा । 

2. अखिल भाग्मीय खेल परिषद एक मलाहकार निकाय होगा और वह 
खेलो की प्रोन्नति से सम्बन्धित सभी मामलों पर भारत सरकार को मलाह 
वेगी । 
___ अखिल भारतीय नेल परिषद का एक अध्यक्ष और भारत सरकार द्वाग 
नामजद 47 मवस्य होगे । 

1 मदस्यो को निम्नलिखित वर्गों में में नामजद किया जाएगा । 
(1 ) जिन खिलाडियो ने खेलो में श्रेष्टना प्रगट की हो , - - 
( ii ) खेलो को भागे बढ़ाने वाले तथा नेलो में सुविज्ञता प्राप्त 

रखने वाले , 
( iii ) खेलो का लेखक , 
( iv ) शिक्षा विव , 
( v ) लोक सभा के अध्यक्ष वाग नामजद लोकसभा के चार सदस्य , 
( vi ) राज्य मभा के सभापति द्वारा नामजद राज्य सभा के दो 

सदस्य , 
गज्य मरझारो के परामर्श से भारत सरकार द्वारा नामजद गज्य 
खेल परिषदो के प्रतिनिधि . 
महानिदेशक , युवक सेवा मन्त्रिम हुल सचिवालय ( पदेन ) 
विदेश मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि 
सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि . 
शिक्षा विभाग के खेलो के प्रभारी मंयुक्त सचिव सयुक्त शिक्षा 
मलाहकार (पवेन ) मवस्य मचिव 


मामान्य 


इम दल का कार्यकाल एक वर्ष होगा । 

सवस्यो को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा किन्तु घे हम दल की 
बैठको में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय - समय पर 
निर्धारित दरो के अनुसार अपने अपने कार्यालयो/ सम्यामो से , जिनमें ये 
नियुक्त है , यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे । 


इस दल को किया विधि मबधी अपने नियमो को बनाने और किसी 
विशेष कार्य के लिए समय -समय पर किसी सदस्य को चुनने का अधिकार 
होगा । 


5 अखिल भारतीय खेल परिषद के सदस्यो का कार्यालय उनकी नियुक्ति 
की तारीख से १ वर्ष तक होगा, बशर्ते कि . -- 
(i ) पवेन सवस्य उस अवधि तक सदस्य रहेंगे जब तक कि ये उस पद पर 

रहे, जिसके कारण वे परिषद के सदस्य बने । 
( 11 ) नामजद मदम्य नामजद करने वाले प्राधिकारी के प्रमाद पर्यन्त 

पद धारी रहेंगे, बशर्ते कि यदि कोई सदम्य परिषद की लगातार 
चार बैठको मे अध्यक्ष को अनुपस्थिति रहने की प्रामा के बिना 

उपस्थित नहीं होता है तो वह म्बत ही मदस्य नहीं रहेगा । 
( 11 ) यदि फिमी मवस्य के त्याग पत्र देने प्रावि के कारण अखिल भारतीय 

खेल परिषद में कोई स्थान रिक्त होता है तो उक्त स्थान पर नियुक्त 

व्यक्ति तीन वर्ष की बकाया अवधि के लिए पक्षधारी रहेगा । 
( iv ) गज्य खेल परिषदो को छोडकर यदि कोई व्यक्ति गष्ट्रीय खेल संघ 

सस्था का पदधारी ( अध्यक्ष ) , सभापति , सचिव अथवा 
खाजाची उपर्युक्त पैग 4के वर्गों (1 ), ( u) , ( iii ) और (iv ) 


प्रावेश 
प्रादेश है कि इम मकल्प की एक प्रति मभी मराज्य मरकागे और 
भारत सरकार के मभी मन्त्रालयो और विभागो को भेज दी जाए । 


यह भी प्रादेश दिया जाता है कि यह मकरप मर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए भारत के राजपन्न में प्रकाशित किया जाए । 


श्रावण कुमार, संयुक्त सचिव 


भारत का राजपन , जनवरी 15, 1977 ( पौष 25 , 1898 ) 


[ भाग J.. - खण्ड 1 


में उल्लिखित परिषद के सदस्यों के एप में नागजदगी का पान नहीं 
होगा । इसके विपरीत र्याय परिषद का कोई सदस्य उपर्यफम 
वर्गों के अधीन म प्रतार पबधारी होता है मा वह परिषद में गाने 

रहने का गान नहीं होगा । 
( 5 ) नंग 4 ( VII ) के अधीन नाम प्रदगिया विभिन्न क्षेत्री को गज्य 

खेल परिषदो मे में बारी बारी होगी । 
6 अखिल भारतीय ग्लेल परिषद को एक वर्ष में कम से कम दो बैठक 
होगी । 
7 ( 1 ) परिषद के कार्य के निपटान को सुकर बनाने के लिए एक 

कार्यकारी समिति होगी जिसमे अध्यक्ष मचिव तथा केन्द्रीय 
मरकार वाग ममय समय पर नियुक्त परिषद के अन्य सदस्य 
शामिग्न होगे । कार्यकारी ममिति की यथावश्यक बैठके होगी 
किन्नु एक वर्ष में चार से कम नही होगी । कार्यकारी समिति 
द्वारा लिए गए निर्णयो मे परिषद को उसकी अगली बैठक मे 

सूचित कर दिया जायेगा । 
( 2 ) परिषद के अध्यक्ष विशिष्ट परियोजनो के लिए यथावश्यक उक्त 
ममितियो का गठन कर सकते हैं । 

8 भाग्न सरकार समय गमय पर यथावश्यक अखिल भारतीय खेल परिषद 
और उसकी कार्यकारी समिति के सदस्यो मे वृद्धि कर मफनी है । 

9) अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष को परिषद की , उमकी 
कार्यकारी समिति प्रथया उमकी उप समिनियो की किसी भी बैठक में भाग 
लेने के लिए विशेषज्ञो अथवा मुविज्ञो को विशेष रूप में प्रामक्षित करने का अधि 
कार होगा । 
___ 10 शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ( शिक्षा विभाग ) परिषद 
कार्यकारी समिति तथा उसकी उप मितियो की व्यवस्था श्रादि करेगा । 

11 आदेश दिया जाता है कि हम मकल्प की एक एक प्रतिलिपि राष्ट्रपति 
सचिवालय भारत सरकार के मन्त्रालय विभाग /सभी राज्य सरकारो मघीय क्षेत्र 
प्रशासनो/मभी राज्य खेल परिषदो/ भारत के विश्वविद्यालयो /अध्यक्ष , भारतीय 
मौलपिक मस्था/ अध्यक्ष , राष्ट्रीय खेल मघ सस्था सभापति , राष्ट्रीय शारीरिक 
शिक्षा तथा खेल संस्थानो की मोसायटी/निवेशक , नेताजी सुभाष राष्ट्रीय 
क्रीडा सम्यान , पटियाला/प्रिसिपग्न , लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा 
कालेज , ग्वालियर को भेज दी जाए । 

12 यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व माधारण की 
सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 

पा० ० उमाशंकर , संयुक्त सचिव 


श्रम मन्त्रालय 
नई विरली, दिनांक 27 दिसम्बर 1976 
ग० पी० 280 1 1/ 2/ 72-मी० एल०टी०.. . ग ट्रीय श्रम मम्थान के 
नियमो और विनियमो के नियम । गे पानमरण में , भारत सरकार यह निदेश 
देती है कि अधिसूचना मध्या बी - 2 810 11/ 2/ 72-मी० एल० टी०, दिनाक 2 
गितम्बर, 1971 मे , जिसके द्वारा गष्ट्रीय श्रम मम्थान का गठन अधिसूचित 
किया गया था , निम्नलिखित मंशोधन किया जाए, अर्थात् - - 

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 2 1 और 35 पर उल्लिखित नामो के स्थान पर 
निम्नलिखित नामो को रखा जायेगा , अर्थात् --- 
( 21) डा० पी० सी० जोशी , 

प्रोफैसर , इडियन इस्ट्टियूट प्रौफ इकनामिक ग्रोथ , 
दिल्ली विश्वविद्यालय , 

दिल्ली - 110007, भारत । 
( 35 ) श्री ए० पक्मनाभन , 

मधिव , 
श्रम और रोजगार विभाग, 

तमिलनाडु मरमार । 
म० वी० 28011/ 2/ 72-सी० एल० टी० -- राष्ट्रीय श्रम मस्थान के 
नियमी और विनियमो के नियम 3 के अनुसरण मे भारत सरकार निदेश देती 
है कि अधिसूचना मख्या यी० 280 1 1/ 2/ 72-मी० एल० टी०, दिनांक 2 
मितम्बर , 1974 में , जिम के द्वारा गष्ट्रीय श्रम सस्थान की फायं - परिषद् 
अधिमूपित की गयी थी , निम्नलिखित सशोधन किया जाए , अर्थात् ---- 

उपन अधिसूचना मे , क्रमांक 4 और 6 पर उल्लिखित नामो के स्थान पर 
निम्नलिखित नामो को रखा जाएगा, अर्थात् .- - 
( 4 ) श्री जी० गमाचन्द्रन , 

मनिष , 
यिन मन्त्रालय ( व्यय विभाग ) , 

नई दिल्ली । 
( 6 ) डा० पी० सी० जोशी, 

प्रोफैसर, इडियन इस्ट्टियूट ऑफ इकनामिक ग्रोथ , 
दिल्ली विश्वविद्यालय , 
दिम्ली- 110007, भारत । 

पार० एम० देशपांडे, उप सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS) 


New Delhi, the 20th December 1976 


No . F, 2 ( 33 )- NS/ 76/(1) - The President hercby makes the following rules further to amend the Post Office ( Recurring Deposits ) 
Rules, 1970 , namely 


1 (1) These rules may be called the Post Office Recurring Deposits ( Third Amendment) Rules, 1976 . 

( 11 ) They shall be deemed to have come into force with effect from the Ist day of October, 1976 
2 In the Post Office (Recurring Deposits ) Rules, 1970 (hereinafter called the said rules ) in rule 9, 
( a ) for sub rule (1 ) the following sub rule shall be subtituted, namely - 


" ( 1 ) Amounts repayable · The amount inclusive of interest at the end of five years on an account of Rs, 5 denomination shall 

be Rs 380 The proportionate amount shall be payable on accounts in denomination of multiples of Rs 5 The amounts 
payable inclusive of interest on accounts opened before 23rd July , 1974 but maturing on or after Ist April , 197 5 ,shall be as 
shown in Table A jnnexed below The amounts payable inclusive of interest on accounts opened on or after 23rd July , 
1974 but maturing after Ist October, 1976, shall be as in Table B annexcd below, In respect of accounts discontinued 
before the expiry of the full term , tho amount payable at tho end of the term inclusive of interest shall be such as may be 
notified by the Central Government fiom time to time, 


PART Sec . 11 T HE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15 , 1977 (PAUSA 25 , 1898 ) 

33 
TABLE A 
Amounts repayable at the end of the term on 5 -year Recurring Deposit accounts opened before the 23rd July , 1974 but maturing 
on or after Ist April, 1975 . 


The unexpired term 


of maturity on 23-7 -74 


Maturity value for an account with 

a monthly deposit of Rs. 10 


Not less than 


But less than 


Rs. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


1 year . 
2 years . 
3 years 
4 years 
5 years 


1 Year 
2 years 
3 years 
4 years 
5 years 


715 .00 
720 . 00 
726 .00 
733 .00 
741 . 00 
750 . 00 


NOTE .-- The maturity values for accounts of other denominations specified under rule 5 , shall be proportionate to the maturity 
values set out above . 

TABLE B 
Amount repayable at the end of the term on 5-year Recurring Deposit accounts opened on or after 23rd July 1974 but maturity 
after Ist October , 1976 . 


w 


Unexpired term of maturity on Ist October, 1976 . 


Maturity value for an account with a 

monthly deposit of Rs. 10 . 


Not less than 


But less than 


Rs. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 year . 
2 years 
3 years 
4 years 
5 vears 


1 year 
2 years 
3 years 
4 years 
5 years 


750 . 00 
752 . 00 
754 . 00 
756 .00 
758 .00 
760 . 00 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Note : The maturity values for accounts of other denominations specified under rule 5, shall be proportionate to the maturity values 

set out above ." 
(b ) i . sub -rule (3 ) 

(i) In Table A , after the words “ Amounts repayable , when deposits are continued to be made after date of maturity ” , the bra 

ckets, words, letters and figures” (for accounts opened on or after 23rd July , 1974 but before Ist October , 1976 )" 

shall be inserted ; 
(ii) After Table A and the Notes thereunder, the following Table shall be inserted , namely : 

TABLE AA 
Amount repayable when deposits are continued to be made after the date of maturity (for accounts opened on or after Ist 
October, 1976 ) 


Denomination of the account 


Number of completed year (s) for which deposit is continued to be 

made after the date ofmaturity . 


Rs 5 


Rs. 10 


Rs. 50 


Rs. 100 


Rs. 500 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
. 


1 year . 
2 years . 
3 years 
4 years 
5 years 


479 .45 
588 .60 
708 - 30 
839 .60 
983 .65 


958 90 
1177 . 20 
1416 .60 
1679 .20 
1967 : 30 


4794 -50 
5886 .00 
7083 . 000 
8396 .00 
9836 -50 


9589 . 00 
11772 .00 
14166 . 00 
16792 .00 
19673 .CO 


47945 .00 
58860 -00 
70830 . 00 
83960 . CO 
98365 . CO 


Note 1 : Ifan account is discontinued and closed without completing a full year , the amount payable would bethe amount shown for the 

previoucompleted year plus simple interst on this amount for each completed month for thepart of the year at such rates as 
may be prescribed from time to time in respect of single account under rule 9 of the Post Office Savirgs Banks Rules, 1965 

plus the actual amount of deposits made during the part of the year without interest . 
Note 2 : Theamount payable on an account opened before Ist October , 1976 and continuing after maturity shall be in the same 

proportion to the values set out in the Table AA as its maturity value has to an account of the same denomination opened 

on or after Ist October , 1976 , 
Note 3 : The amounts payable on accounts of other denominations specified in rule 5 , shall be proportionate to the values set qut 

in the Table AA ." 
(iii) in Table B , after the words " Amounts repayable when maturity value of an account is not withdrawn after the date of 

maturity " the brackets, words, letters and figures " ( for accounts opened on or after 23rd July , 1974 , but before Ist 

October, 1976 ) ” shall be inserted ; 
(iv) after Table B and the Notes thereunder , the following Table shall be inserted , namely : 


34 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15 , 1977 (PAUSA 25, 1898 ) 


[ PART I Sec. 1 


: 


E 


. 


TABLE C 
Amounts repiyable when muturity value of 11 account is not withdiawn after the dutc ofmaturity (for accounts opened on vi after 
Ist October, 1976 ) 


Number of completed years for which deposits are not withdrawn 

after the date of maturity 


Denomination ofthe account 


LU 


Rs, 5 


Rs, 10 


Rs. 50 


RS 100 


Rs, 500 


Less than 1 year 

380 . 00 760 00 3800 00 7600 00 38000 00 
1 ycar and above but less than 2 years 

416 . 85 833 70 4168 50 8 337 00 41685 00 
2 years and above butless than 3 years 

497 30 914 60 4573 00 9146 ( 0 45730 00 
3 years and above but less than 4 ycars 

501 65 1003 30 5 016 50 10033 00 50165 00 
4 years and above but less than 5 years 

550 35 1100 . 70 5503 50 11007 CO 55035 00 
5 years 

603 70 1207 .40 6037 . 00 12074 00 60370 00 
Note 1 - The amount payable ut an account opened before Ist October, 1976 shall be in the sameproportion to the values set out in the 

Table Cuisitsmiturity value hus to un account of the same denomination opched on or after Ist October , 1976 
Note 2 : Theamountpayable on accounts of other denominations, specified in rule 5 , shall be proportionatcio the valuesset out in Table 


C 


Note 3 : If an account is closod without completing a full year , the amount payable would be the amount shown foi the fieviOuSucm 

pleted yel plus simplo interest on this amount for cach completed month for the part of the year at such rates usmay be pres 

cribed from time to timcin respect of single account under rule 9 of Post Office Savings Banks Rules , 1965" 
No F 2 ( 33 ) -NS/ 76 /( 11) In pursuance of rule 9 of the Post Office (Recurring Deposits ) Rules , 1970 , the Central Government hereby 
notifies that the proportionate amounts payable at the end of the term on discontinuance of theaccount opened on or after Ist October , 
1976 , shall be as giyon in Tablo IX annexed to this notification , 

TABLE IX 

(See rule 9 ) 
Proportionate amount payable at thcond ofthe term on discontinuance ofthe 5 - year Post Office Recurring Deposit. ccount opened 
on or after Ist October , 1976 


Discontinuod after the No of Ainount payable at tho end of Discontinuod after the No. of Amount payable at the end of 
monthly deposits made 

the term for a deposit of Rs 10 /- monthly deposits made, the term foi a deposit of Rs 10 
piin . 

p . m . 


12 . 70 

392 70 
25 - 30 

405 30 
38 00 

418 00 
50 . 70 

430 -70 
63 30 

443 30 
76 .00 

456 00 
88 70 

468 . 70 
101 - 30 

481 30 
114 .00 

494 00 
126 70 

506 70 
139 30 

519 30 
152 00 

532 .00 
164 70 

544 70 
177 30 

557 30 
190 . 00 

570 00 
202 . 70 

582 70 
215 30 

595 -30 
228 00 

608 .00 
240 70 

620 . 70 
253 . 30 

633 - 30 
266 00 

646 00 
278 70 

658 . 70 
291 - 30 

671 30 
304 00 

684 00 
316 70 

696 70 
329 30 

709 . 30 
342 .00 

722 00 
354 .70 

734 70 
367 - 30 

747 - 30 
380 00 
Noto : Tho proportionate values payable at the maturity on the discontinued accounts for other debcminations specified in rule 
5 , shall be proportionate to the values set out above . 

No. R . 2 (33 ) -NS/76 /(WI).- - ( persugace ofrule 11( 1) (c ) of the Post Office (Recurring Deposits ) Rules, 1970 , the Contral Government 
notifies that on the death of a deposit in a single account or of ono of tho depositers in a jolot Account, or of the surviver in a joint 
account , the logal heir of the depositor or survivor or the legal hoit of the surviver , as the case may be, may claim cash value as per 
tablo X annexed to this notification . 


35 


- 


- 


- 


- 


= 


PART I- SEC 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15 , 1977 (PAUSA 25, 1898 ) 
- EMS 

TABLE X 

[Rule 11 (1) (c) 
Cish vilu : piyahle lo h21 /10mince on the death of the depositor in a 5-year Recurring Deposit account opened on or after Ist 
October , 1976 


No of D posits 


No . of deposits 


Amount of denomination 

Rs, 10 /8 m 


Amount of denoinination 

R $ 10 , - pm 


I to 11 


depositsmade 

124 30 
135 . 10 
145 90 
156 80 
167 80 
178 90 
190 00 
201 30 
212 60 
224 00 
235 40 
247 00 
258 70 
270 40 
282 - 30 
294 20 
306 20 
318 40 
330 60 
342 90 
355 40 
367 90 
380 60 
393 30 
406 20 
419 30 
432 50 
445 80 


459 20 
472 80 
486 50 
500 30 
514 30 
528 40 
542 60 
557 00 
571 -50 
586 30 
601 20 
616 40 
631 -60 
647 10 
662 . 70 
678 .40 
694 .40 
710 .50 
726 80 
743 30 
760 00 


NOTH. The cash values payable to heir /nominee on the death of the depositor for other denominations specified in 
rule 5 , shall be proportionate to the cash values set out above . 

A V . SRINIVASAN , Under Secy. 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) 
New Delhi, the 23rd December 1976 

RESOLUTION 
No 13 /4 / 76 - E1.Jnd . — The Government of India have 
decided to reconstitute the Panel for the Airconditioning 
and Refrigeration Industıy with the object of examining 
and advising on matters such as planning the growth and 
development of this Industry technological renovation , pro 
duct development, setting of R & D façılítics, acceleration of 
exports etc . The composition of the Panel will be as fol 
lows : 

Chairman 
1 . Sbri K N Ramaswamy, 

Deputy Director General, 
Directorate General of Technical Development, 
New Delhi. 

Members 
2 Shri O . K Kabra , 

M /s Ideal Engincers Hyderabad Ltd , 
E - 14 , Coop . Indl. Estate , 
Balanagar, Hyderabad . 


3 Shri Manmohan Singh , 

All India Airconditioning and 
Refrigeration Association , 
P . B No. 93, 

New Delhi, 
4 . Shri M . Kauniah , M . Tech ., 

M / A Frick India Limited , 

38 /3 , Mount Road , Madras. 
5 Shri M Balasubramanian , 

M / s. Voltas Limited , 
2nd Pokhran Road , 

Thana -400606 , 
6 . Shri V . P . Punj. 

Fedders Lloyd Company Pvt. Ltd ., 
Ring House, M -13 , Connaught Circus, 

New Delhi, 
7. Shri P D . Gune , 

Chief Executive (Refgn .) , 
M /s. Kirloskar Brothers Limited , 
Kirloskarvadi, Udyog Bhavan , 
Poona . 


36 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15 , 1977 (PAUSA 25, 1898 ) 


[PART I - Sec . 1 


4 Shui Rajendra Gupta , 

Project Coordinator , 
Medical and Aeronautics Plants , 
ICAR , 
New Delhi. 


5 . Di, S P . Bhattacharyal , 

Industial Adviser, 
Dicctorate General of Technical Dovelopment, 
New Delhi, 


6 Di PR Gupta , 

( Adviser ( Drugs ) , 
Ministry of Chemicals und Fertilizers . 
New Delhi 


7 . D G Thyagarajan , 

Director, 
Regional Research Laboratory , 
Joihat. 


8 . Shri J ( Kapoor, 

Manging Director, 
M /S Dantoss India Limited , 
706 -707 Surya Kiran Building, 
19 , Kasturba Gandhi Maig , 

New Delhi 
9. Shu J Desal, 

Managing Director, 
M / Kolvinator India , 

28, NIT , Faridabad , 
10 Shri Ajit Singh , 

Minaging Director, 
Hyderahd Allwyn Works, 

Santnagar, Hyderabad - 300018 
11 Shu Ram D Malanı, 

nianaging Duector , 
M / s . Blue Star Limited . 
Kasturi Building , 
Tamshedjituta Road , 

Bombov -400020 
12 Representative , 

Ariny Headquarters , 

New Delhi 
13 . Representative , 

Ministry of Agriculture , 

New Delhi. 
14 . Rcriescnlative , 
Deptt of Industrial Development. 

Member- Secretary 
15 Shri DB Malik , 

Development Officer , 
Directorato General of Technical Development, 

New Delhi, 
2 . The tenure of the Panel will be for a period of two 
years . 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution he communicated 
to all concerned and that it be published in the Gazette 
of India for general information 


8 . DI Nity . Nand , 

Director, 
Central Diugs Rescarch Institute , 
Lucknow 


9 . Di P N V . Kurup , 

Advisei ( ISM ) , 
Department of Health , 
New Delhi 


Member- Secretary 


10 Di. S S Gothoskar , 

Drugs Controller ( India ) , 
Directorate Gencral of Health Services, 
New Delhi. 


Terms of refcrence 
The Group wul be expected -- 
( 1 ) To identify the medicinal plants required for the 

tranufacture of allopathic drugs and medicines 
belonging to the indigenous syster of nicdicines, 


GN MEHRA, It Society 


( 2 ) To assens the requiements of these medicine 

plants for the next 10 years for both domestic 

and cyport. 
(3 ) lo icview the existing facilities for cultivation of 

medicinal plants 


PLAGO 


- W 


Y 


- WAT DOMODOCOU 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

(DEPARTMENT OF HEALTH ) 
New Delhi, the 15th December 1976 

RESOLUTION 
No . X 19020 , 76 - D & MS – The Government of India in 
the Muistry of Health and Family Planning (Department 
of Health ) hulle lecided to set up a small gioup for adviso 
on the development of agro -herbal buse for allopathic 
medicines , which is of considerable economic and industrial 
value to the countıy . The composition of the group will 
he as under — 


( 4 ) To draw up a plan for developing a commercially 

vable herbal jaw material base and interlinking 
1t with the manufacture of drugs in both allopathic 
and indigenous systems of medicincy for domestic 
Lise and export. 


Cienciull 

The tenule of the Group shall be one year. 

The members wul not be paid ally remuneration but they 
shall be entitled to TA . and DA for attending incctings 
of the Group in accordance with the wtes fixed by the 
Government of India from time to time from the respective 
offices /institutions where they we cmployed 


The Group shall have the power to frame its ow t jules 
of procoduro and coopt any other membei from time to 
time for any specific pulposc 


ORDER 


Clai un 
1 Shu JS Bali, 

Additional Secretary , 
Ministry of Health and Hanuly Planning , 
New Delhi 

Members 
2 Shu P Vaishnav , 

Joint Societary 
( Programme Administration ) , 
Planning Commission , 

New Delhi. 
3 . Dr. S. C Dutid , 

Directos, 
Cent India Medicinal Plant, 
Organisution , 
Lucknow 


ORDERED that a copy of this Resolution shall be communi 
caled to all State Governmonts and all Ministries and De 
partments of the Government of India . 


ALSO ORDERID that tho Resolution be published in the 
Gazctte of India for geneial information 


SHRAVAN KUMAR , JI Secy . 


PART 1 - SEC . 1 ] 


THE GAZETIE OF INDIA , JANUARY 15 , 1977 (PAUSA 25 , 1898 ) 


37 


the Council under the said categories who becomes 
such an ofice bearer, shall be ineligiblo for conti 
nuanco on the Council 


( v ) Nominations under para 4 ( vii ) will be by rotation 

from amongst the State Sports Councils of different 
regiony 


6 . The All India Council of Sports shall hold at least two 
227¢etings in a year. 


7 . ( 1 ) For lacılity of disposal of work of the Council, 
there shall be an Executive Committee consisting of the 
President, Secietary and such othci Members of the Coun 
ulas may be appointed by the Central Government from 
tune to time The Executive Comnutiec shall meet as often 
ils necessary but not less than tour times a year . The deci 
sions taken by the Executive Committee shall be reported to 
the Council at its next meeting, 


( 2 ) The President of the Council may set 
Comraitices for specific purposes it may be 
necessary 


up Sub 
considered 


8 The Government of India may add to the members 
of the All India Council of Sports and its Exccutive Com 
mittee as may be considered necessary from time to 
time 


MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE 

(DEPARTMENT OF EDUCATION ) 
New Delhi, the 15th December 1976 

RESOLUTION 
SUBJECT Reconstitution of the All India Council of Sports 

No. F 1- 2 / 75-SP 1 --- The All India Council of Spoits was 
last reconstituted vide Resolution No F 1 - 2 / 72 - YSI( 2 ) 
dated 13th April, 1972 . In the light of the experience gain 
id uring thc tenure of the outgoing Council , cortail 
umendments in the constitution of the Council huve been 
proposed Accordingly , in supersession of the Resolution 
dutca 13th April , 1972 as subsequently amended by Reso 
lution No 1 - 2 / 72 - YSI ( 2 ) dated 22nd Junc , 1972 , the fol 
lowing ievised constitution of the Council shall be enforced 
from the date of this notification 

2 Tho All India Council of Sports will be an advisory 
body and will advise the Government of India on all matters 
relating to piomotion of sports and games. 

3 . The All India Coupçıl of Sports shall consist ot a 
Piesident and 47 memhers to be nominated by the Govern 
ment of India 

4 The meinbeis will be noluinated from among the fol 
lowing Categories , 

( 1 ) Sportsmen , who have shown excellence in 

Games and Sports ; 
( 11 ) Sports Promoters and persons knowledge 

able in sports, 
(111 ) Sports whiteis , 
( iv ) Educationists , 
( v ) Four Members of Lok Sabha , to be nomi 

nated by the Speaker of Lok Sabha ; 
( VI ) Two members of Kajya Sabha , to be 

nominated by the Chairman , Rajya Sabba , 
(vii ) Representatives of the State Spots Coun 

cils nominated by Goycinment of lodia in 

consultation with the State Governments 
( v111 ) Diicctor-General, Youth Services , Cabinet 

Sectt ( Ex -Officio ) , 
(1 ) A representative of the Ministry of Exter 
( x ) A representative of the Ministry of Informa 

tion and Broadcasting 
( v ) Joint Secretary / Joint Educational Adviser 

in - charge of games and sports in the De 
partment of Education (Ex-officio ) 
Member -Secretary . 


9 The President of the All India Council of Sports will 
have the power to invite ( tperts or other knowledgeable 
neisons specially to attend any of the meetings of the coun 
cil, ita Executive Committeo 01 those of it Sub 
Committees . 


10 Ministry of Education and Social Welfare (Depart 
ment of Fdịcation ) shall service the Council, the Executive 
Comunittec and its Sub -Committees 


ORDER 


11 ORDERED that a copy of this Resolution bc communi 
waited to President s Secretariat /Ministries /Departments of 
the Government of India / All State Governments / Union 
Icrritory Administrations / All Stute Sports Councils /Univet - 
sities in India / President, todian Olympic Association / Presi 
dents National Sports Federations Associations / Chairman . 
Sociсty for National Institutes of Physical Education and 
Sports /Director, Notaji Subhas National Institute of Sports 
Patiala / Principal, Laxmibai National College of Physical 
Education , Gwalior 


12 ORDERED also that the Resolution he published in the 
Gazotte of India for general information , 


PK UMASHANKAR , Jt. Secy 


47 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 27th December 1976 


No . V -28011 /2 /72 -CLT - IN pursuance of Rulc Ilf of 
Rules and Regulations of the National Labour Iustitute , 
the Government of India hcieby directs that the Notification 
No V -28011 / 2 /72-CLT dated 2nd September, 1974 , notify 
ing the composition of the National Laboul Institute bo 
amended as follows, namely - - 


5 The tenure of the members of the All India Council 
of Sports shall be thiec years from the date of appointment, 
provided that : 
( 1) The ex - officio Members shall continue as Members 

so long as they hold offices by virtue of which 

they aic Members of the Council 
( 11) Tho nominated Members shall hold ofice during 

the pleasure of the nominating authority ; provided 
that a Member who does not attend four conse 
cutive meetings of the Council , without obtainug 
leave of absence from the President, shall auto 

matically ceasc to be a Member . 
( 11 ) If a vacancy arises on the All Trulia Council of 

Sports due to resignation , etc of a Mombci , thu 
person uppointed in that vacancy shall hold office 

foi the residue of the lenvie of three yenis 
( IV ) No person who is an oflice beaior President, 

Chairman , Secretary ou Ticasutei ) of my Natunal 
Sport , Foderution / Association , Oxcopt the State 
Sports Councils, shall be eligiblo for nomination 125 
Member of tho Council in categories (1 ) , (ii ) , ( f ) 
& ( IV ) of pr . 4 above Conversly any member of 


In the said Notification , for tbe names appearing at Serial 
Nos 21 and 35, tho following shall be substituted , namely 


( 21 ) Dr PC. Joshi, 

Prof. Indian Institutc of Economic Growth , 
University of Delhi. 
Delhi- 110007 , Indul 


(35 ) Shu A Padmanabhan 

Secretary , 
Labour and Employment Department, 
Government of Tamil Nadu 


38 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 15 , 1977 (PAUSA 25 , 1898 ) 


[PART 1 - Sec , 1 


Ministry of Finance , 
( Department of Exponditure ) , 
New Delhi . 


No. V - 28011 / 2 /72 -CLT. - In pursuance of Rule III of 
Kules and Regulations of tho National Labour Institute 
the Government of India hereby directs that the Notification 
No. V -28011 /2 / 72 -CLT dated 2nd September, 1974 , notifiy 
ung thc Executive Council of the National Labour Instituto be 
mended as follows, namely : 

In the said Notification , for the names appearing at Serial 
Nos, 4 and 6 , the following shall be substituted , namely : 
( 4 ) Shri G . Ramachandran , 

Secretary , 


( 6 ) Dr P . C . Joabu , 

Prof. Indian Institute of Economic Growth , 
University of Delhi, 
Delhi-110007, India , 

R . S, DESHPANDE , Dy Soçy 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
AND PUBLISHBD BY THE CONIKOILLK OF PUBLICATIONS, DELIII, 1977 


